संख्या 


- 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ , 1944 ( श ० ) 

11 जुलाई , 2022 ( ई ० ) 

पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 

अधिसूचना 
8 जुलाई , 2022 


306 राँची , सोमवार , 


सत्यमेव जयते 


अधिसूचना सं ० 

पर्य . / यो . 

40 / 2017-26-- झारखण्ड राज्य पर्यटक स्थल / प्रक्षेत्र घोषित करने 

की नियमावली ( विभागीय अधिसूचना संख्या 05 , दिनांक 27.04.2016 द्वारा अधिसूचित ) तथा 
विभागीय संकल्प संख्या - 1494 , दिनांक 28.08.2015 ( वर्गीकरण नियमावली ) अन्तर्गत किए गए प्रावधान 
अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के दिनांक 29.03.2022 को संपन्न बैठक में किए गए अनुशंसा 
के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 01 , दिनांक 22.02.2019 सह पठित ज्ञापांक 338 , दिनांक 
22.02.2019 , अधिसूचना संख्या - 05 , दिनांक 12.03.2021 सह पठित ज्ञापांक 558 , दिनांक 12.03.2021 , 
अधिसूचना संख्या - 11 , दिनांक 27.10.2021 सह पठित ज्ञापांक 1570 , दिनांक 27.10.2021 , अधिसूचना 
संख्या - 02 , दिनांक 14.02.2022 सह पठित ज्ञापांक 178 , दिनांक 14.02.2022 एवं अधिसूचना संख्या 
06 , दिनांक 30.03.2022 सह पठित ज्ञापांक 572 , दिनांक 30.03.2022 द्वारा अधिसूचित पर्यटक स्थलों के 
अतिरिक्त पर्यटन महत्व के निम्न स्थलों को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल / प्रक्षेत्र 
घोषित किया जाता है 


- 


- 


क्र . 

० 


1 . 


2 . 


3 . 


2 


जिला का नाम 


खूँटी 


गुमला 


साहेबगंज 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 11 जुलाई , 2022 

) 

पर्यटक स्थल का नाम 


A ( अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ) B ( राष्ट्रीय महत्व का ) 

डैम 


लतरातू 


( डुमरगड़ी ) 


C ( राज्य स्तरीय महत्व का ) 
पंगुरा जलप्रपात 


उलुंग पेरवाघाघ 

पम्पापुर , पालकोट 

शीतलपुर गुफा , पालकोट 

निर्झर झरना , पालकोट 

पालकोट पहाड़ शिखर , 

पालकोट 

हीरादाह , रायडीह 


II . इस पर मा . विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


अम्बाघाघ / नागफेनी , 

सिसई 
सीरा - सिता , डुमरी 


बिन्दुवासिनी मंदिर , 

बरहरवा 


D ( स्थानीय महत्व का ) 


महादेव कोना शिव 
मंदिर , कामडारा 
बिरसा मुण्डा एग्रो 
पार्क , गुमला 
राक गार्डेन , गुमला 

मलमलपुर , पालकोट 


घोडलता ( गुफा ) , 
पालकोट 

गोबर सिल्ली , पालकोट 


महावीर माड़ा , पालकोट 

राकस टंगरा , पालकोट 

सुन्दरीघाघ देवगाँव , 


पालकोट 

देवाकी बाबाधाम , घाघरा 

अपर शंख डैम , चैनपुर 

पाँच पाण्डव पहाड़ , 
बिशुनपुर 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह ० / 


सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 306 - 50 


